निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 70 ) पटना , वृहस्पतिवार , 21 जनवरी 2016 


सं0 07/विविध - 19 / 2013 – 42 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


संकल्प 


14 जनवरी 2016 


विषयः — बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभांवितों को 


Subsidy/ Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/ NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में 
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में । 

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं में लाभुकों की राशि सीधे उनके बैंक खाते 
में किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग, 
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना , मुख्यमंत्री 
पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक / बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 
एवं सभी कोटि के छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना आदि विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही 
हैं । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का 
वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों की राशि को बैंक खाते में सीधा अंतरित 
करना आवश्यक है । जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी एवं राशि का दुरुपयोग नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 जनवरी 2016 
___ 2. पूर्व मे मंत्रिपरिषद् द्वारा एक केन्द्रीकृत लाभार्थी डाटाबेस Central Beneficiary Database ( CBDB) 
तैयार करने हेतु दिनांक 27 . 03 . 2015 को सहमति दी जा चुकी है । इस CBDB में लाभार्थियों का मोबाईल नं० , ई-मेल 
पता, आधार संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी रहेगी । विभिन्न विभागों द्वारा इस संबंध में CBDB तैयार 
की जा रही है । CBDB को पूर्ण रुप से तैयार करने में समय लग रहा है । अतः यह आवश्यक है कि तत्काल लाभार्थियों 
को बैंक में राशि उपलब्ध कराई जाय व CBDB का कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम में पूरा किया जाय । 

3. दिनांक 15.10 . 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों / सचिवों की उपस्थिति 
में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि I " जनवरी 2016 के बाद लाभान्वितों को Subsidy/ Scholarship इत्यादि 


की राशि सीधे उनके बैंक खाते में RTGS / NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय। वित्त विभाग में समीक्षा के क्रम में 
पाया गया कि उपरोक्त व्यवस्था करने में समय लगेगा। अतः इस व्यवस्था को दिनांक 01 -04-2016 से लागू किया जाय । 


4. भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वैयक्तिक लाभकारी ( Individual 


benefit) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु If अप्रैल 2016 के बाद विभिन्न योजनाओं के 
लाभांवितों को Subsidy/ Scholarship इत्यादि की राशि यथासम्भव सीधे उनके बैंक खाते मे 
RTGS / NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । यदि +2 ( इंटर स्तर) तक अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के 
पास बैंक खाता नहीं है , तो उनके अभिभावक के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जायेगा 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 


प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


एच० आर० श्रीनिवास , 

सचिव ( संसाधन) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 70 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


